. 


. 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

18 आषाढ़ 1936 ( श०) 
संख्या 304 राँची ,बुधवार 

9 जुलाई , 2014 (ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
7 जुलाई, 2014 


संख्या -1/विविध -849 / 2011 का .-6909 -- भारत सरकार , कार्मिक , लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय 
( कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली के पत्रांक - 25013/02/2005- AFS -II, दिनांक 
28 जून , 2012 से निर्गत दिशा-निदेश के आलोक में अखिल भारतीय सेवाएँ ( मृत्यु -सह-सेवानिवृत्ति लाभ ) 
नियमावली, 1958 के नियम-16(3 ) अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा / भारतीय पुलिस सेवा/ भारतीय वन सेवा के 
पदाधिकारियों की सेवा अभिलेख की समीक्षा हेतु निम्नवत् समिति गठित की जाती है - 


( क ) 


अध्यक्ष 


: 


ii . 


सदस्य 


:: 


भारतीय प्रशासनिक सेवा 
मुख्य सचिव, झारखण्ड 
संवर्ग के स्थिर वेतनमान के एक पदाधिकारी 
स्थिर वेतनमान के सम्वर्ग के बहार के पदाधिकारी 
जिनका गृह राज्य झारखण्ड नहीं है - श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा 

भा .प्र.से . ( 80), प्रधान सचिव , 
वित्त ( वाणिज्यकर) विभाग , 


सदस्य 


बिहार । 


iv. 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार , 9 जुलाई , 2014 
संवर्ग में उपलब्ध प्रधान सचिव स्तर के अनुसूचित जाति / 
अनुसूचित जनजाति के एक पदाधिकारी 
प्रधान सचिव/ सचिव , 
कार्मिक , प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड 

सदस्य सचिव 


सदस्य 


( ख) 


अध्यक्ष 


: 


:: 


सदस्य 


E: 


सदस्य 


भारतीय पुलिस सेवा 
मुख्य सचिव , झारखण्ड 
पुलिस महानिदेशक 
महानिदेशक स्तर के संवर्ग के बाहर के एक पदाधिकारी , 
जिनका गृह राज्य झारखण्ड नहीं है - श्री गिरधारी नायक 

भा . पु.से . ( 83), महानिदेशक , 
नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा 

छत्तीसगढ़ , रायपुर । 
संवर्ग में उपलब्ध प्रधान सचिव स्तर के अनुसूचित जाति / 
अनुसूचित जनजाति के एक पदाधिकारी 
प्रधान सचिव/ सचिव, गृह विभाग , झारखण्ड 


iv . 


सदस्य 


सदस्य सचिव 


( ग) 


अध्यक्ष 


सदस्य 


भारतीय वन सेवा 
मुख्य सचिव , झारखण्ड 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक 
प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर का संवर्ग के बाहर के एक पदाधिकारी 
जिनका गृह राज्य झारखण्ड नहीं है 
( अन्य राज्यों से नाम प्राप्त होने पर ) 


सदस्य 


iv . 


- 


सदस्य 


सदस्य 


संवर्ग में उपलब्ध प्रधान सचिव स्तर के अनुसूचित जाति / 
अनुसूचित जनजाति के एक पदाधिकारी 
प्रधान सचिव/ सचिव, 
वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड 


v . 


सदस्य सचिव 


2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के एक पदाधिकारी , जिनका गृह राज्य झारखण्ड नहीं है, को 
नामित करने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव के स्तर से राज्यों को अनुरोध किया गया है । नाम प्राप्त होने पर 
उसको अलग से अधिसूचित किया जायेगा । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) बुधवार , 9 जुलाई , 2014 
____ 3. उपर्युक्त समितियाँ भारतीय प्रशासनिक सेवा/ भारतीय पुलिस सेवा / भारतीय वन सेवा के 
पदाधिकारियों की समीक्षा भारत सरकार के दिशा-निदेश के आलोक में पदाधिकारियों की सेवा अभिलेख की 
समीक्षा कर अपनी अनुशंसा देगी । 

4. समितियों की अनुशंसा राज्य सरकार के समक्ष रखी जायेगी तत्पश्चात् राज्य सरकार की 
अनुशंसा भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय को भेजी जायेगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आभा काँशी, 


सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 304 - 50 | 


